रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 — उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , अगस्त 8 , 2017 / श्रावण 17 , 1939 
NEW DELHI, TUESDAY , AUGUST 8, 2017 /SRAVANA 17 , 1939 


सं . 681] 
No. 681 ] 


कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय 


( कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 8 अगस्त, 2017 
सा . का . नि . 1000( अ). भारतीय पुलिस सेवा ( संवर्ग), नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप नियम ( 1) और ( 2 ) 
के साथ पठित , अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम , 1951 ( 1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार , " उत्तराखंड " सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा ( संवर्ग पद संख्या का नियतन ) 
विनियमवली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् : - 
1. (i) ये विनियम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन ) छठे संशोधन विनियमावली , 2017 

कहलाएंगे । 
( ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे । 
2. भारतीय पुलिस सेवा ( संवर्ग पद संख्या का नियतन ) विनियमावली , 1955 की अनुसूची में " उत्तराखंड" शीर्षक और 
उसके अन्तर्गत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: - 


" उत्तराखंड 


राज्य सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ पद 
पुलिस महानिदेशक , पुलिस बल मुख्यालय 


अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन 
अपर पुलिस महानिदेशक , आपराधिक अन्वेषण विभाग 


4808 GI / 2017 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक, उत्तराखंड 
पुलिस महानिरीक्षक , साइबर अपराध एवं विशेष कार्यबल 
पुलिस महानिरीक्षक, आसूचना एवं सुरक्षा, उत्तराखंड 
पुलिस महानिरीक्षक , प्रशिक्षण , उत्तराखंड 
पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय / आयोजना एवं आधुनिकीकरण 
पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी 


उप पुलिस महनिरीक्षक , सुरक्षा 
उप पुलिस महनिरीक्षक , गढ़वाल रेंज 
उप पुलिस महनिरीक्षक , कुमांऊ रेंज 
उप पुलिस महनिरीक्षक, कार्मिक 
| उप पुलिस महनिरीक्षक, आसूचना 
उप पुलिस महनिरीक्षक , अपराधिक अन्वेषण विभाग 
उप पुलिस महनिरीक्षक , प्रशिक्षण सह-निदेशक , पीटीसी 
उप पुलिस महनिरीक्षक, निदेशक, यातायात 
उप पुलिस महनिरीक्षक, सर्तकता 
उप पुलिस महनिरीक्षक , अग्नि शमन 


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून 
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल 
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार 
| पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़ 
पुलिस अधीक्षक , अल्मोडा 
पुलिस अधीक्षक , पौडी 
पुलिस अधीक्षक, टिहरी 
पुलिस अधीक्षक , चमोली 
पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी 
पुलिस अधीक्षक , उधम सिंह नगर 
पुलिस अधीक्षक, चम्पावत 
पुलिस अधीक्षक , बगेश्वर 
पुलिस अधीक्षक , रूद्रप्रयाग 
कमाण्डेंट-31वी, बटालियन पीएसी, रूद्रपुर, उद्यम सिंह नगर 
कमाण्डेंट -40वीं , बटालियन पीएसी , हरिद्वार 
कमाण्डेंट-46वीं, बटालियन पीएसी, उद्यम सिंह नगर 
कमाण्डेंट -पीएसी , ( इंडियन रिजर्व बटालियन ) 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| अधीक्षक , विशेष कार्यबल /संचालन 
सहायक पुलिस महानिरीक्षण, आयोजना एवं आधुनिकीकरण 
पुलिस अधिक्षक, सतर्कता मुख्यालय 
कमाण्डेंट , इंडियन रिजर्व II 


16 
10 


6. 


22 


कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद 

40 
| 2. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व ( उपर्युक्त मद 1 के 40 % से अधिक नहीं) 

राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व ( उपर्युक्त मद 1 के 25 % से अधिक नहीं ) 
प्रशिक्षण रिजर्व ( उपर्युक्त मद 1 के 3. 5 % से अधिक नहीं ) 

01 
5. | छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व ( उपर्युक्त मद 1 के 16 .5 % से अधिक नहीं ) 

06 
| भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली , 1954 के नियम 9 के अन्तर्गत पदोन्नति 
द्वारा भरे जाने वाले पद (उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और 4 के 33 1/ 3 % से अधिक 
नहीं) 
सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद ( मदें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6 ) 
कुल प्राधिकृत पद संख्या 

73 " 
[ फा . सं . 11052/ 05 / 2017 - अ . भा . से .- II - क ] 

राजेश कुमार यादव , अवर सचिव 
टिप्पणी 1: इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व, उत्तराखंड के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 69 थी । 


51 


टिप्पणी 2: प्रधान विनियम दिनांक 22 अक्तूबर, 1955 की एस . आर . ओ. सं . 3350, के अन्तर्गत भारत के राजपत्र में 
प्रकाशित किए गए थे । तत्पश्चात् , भारत य पुलिस सेवा के उत्तराखंड संवर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित सा . का . नि . संख्याओं 
तथा तिथियों द्वारा इन्हें संशोधित किया गया था : - 


क्रम संख्या 


तारीख 


सा . का .नि . संख्या 

814ई 


21 . 10. 2000 


815ई 


21. 10. 2000 


31. 12. 2004 


2ई 
192ई 


24. 03. 2009 


247ई 


30 . 03. 2010 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS 


(Department of Personnel and Training ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 8th August, 2017 


G . S .R . 1000 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 3 of the All India 
Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub - rules ( 1) and (2 ) of rule 4 of the Indian Police Service 
(Cadre ) Rules , 1954 , the Central Government, in consultation with the Government of Uttarakhand , 
hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre 
Strength ) Regulations, 1955 , namely : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


1. 


(1 ) These Regulations may be called the Indian Police Service ( Fixation of cadre Strength ) 
Sixth Amendment Regulations, 2017 . 


(2) 


They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette. 


2 . In the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength ) Regulations, 1955 , in the Schedule , for the 
heading “ Uttarakhand ” and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely : 


“ Uttarakhand 


Senior Duty Posts under the State Government 


40 


Director General of Police , (HoPF) 


Additional Director General of Police - Administration 
| Additional Director General of Police - CID 


| Inspector General of Police , Karmik , Uttarakhand 

Inspector General of Police, Cyber Crime & STF 
Inspector General of Police - Intelligence & Security , Uttarakhand 
Inspector General of Police , Training, Uttarakhand 
Inspector General of Police, HQ /Provisioning & Modernization 
Inspector General of Police , PAC 


Deputy Inspector General of Police, Security 
Deputy Inspector General of Police, Garhwal Range 
Deputy Inspector General of Police, Kumaon Range 

Deputy Inspector General of Police , Karmik 
| Deputy Inspector General of Police, Intelligence 
Deputy Inspector General of Police , CID 
Deputy Inspector General of Police, Training - cum -Director, PTC 
| Deputy Inspector General of Police , Director, Traffic 
| Deputy Inspector General of Police, Vigilance 
Deputy Inspector General of Police , Fire Services 


Senior Superintendent of Police - Dehradun 
| Senior Superintendent of Police , Nainital 

Senior Superintendentof Police, Haridwar 
Superintendent of Police , Pittorgarh 
Superintendent of Police, Almora 
Superintendent of Police, Pauri 
Superintendent of Police , Tehri 
Superintendent of Police, Chamoli 
Superintendent of Police , Uttarkashi 
Superintendent of Police , Udam Singh Nagar 
Superintendent of Police , Champawat 
| Superintendent of Police , Bageshwar 
| Superintendent of Police , Rudraprayag 

Commandant- 31st Bn PAC , Rudrapur, Udam Singh Nagar 
| Commandant- 40th Bn PAC , Hardwar 

Commandant- 46th Bn PAC , Udam Singh Nagar 
| Commandant- PAC , ( Indian Reserve Bn ) 
Senior Superintendent of Police, Special Task Force/ Operations 
AIGP , Provisioning & Modernization 
Superintendent of Police, Vigilance Hqrs. 
Commandant, India Reserve II 


1 
2 
3 


Total Senior Duty Posts 
Central Deputation Reserve not exceeding 40 % of item 1 above 
State Deputation Reserve not exceeding 25 % of item 1 above 


10 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


01 
06 


4 | Training Reserve not exceeding 3 . 5 % of item 1 above 
5 | Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16. 5 % of Item 1 above 

Posts to be filled by promotion under Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) 
Rules, 1954 not exceeding 33 1/ 3 % of Item 1 , 2 , 3 & 4 above 
Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1 + 2 + 3 + 4 + 5 -6 ) 


22 


73 " 


Total Authorized Strength 


[ F. No . 11052 /05/ 2017 - AIS -II ( A )] 


RAJESH KUMAR YADAV, Under Secy . 


Note ( 1) : Prior to issue of this notification , the Total Authorized Strength of Uttarakhand Cadre was 69. 


Note ( 2) : The principal regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350 dated 22nd October 
1955 . These were subsequently amended in respect of the Uttarakhand Cadre by the following GSR No. and date : 


SI. No . 


G . S . R. No . 

814E 
815E 
2E 
192E 
247E 


Date 
21 . 10 . 2000 
21 .10 . 2000 
31.12. 2004 
24. 03 . 2009 
30 .03 .2010 


___ 4 . 

5 . 


अधिसूना 

नई दिल्ली , 8 अगस्त , 2017 
सा . का .नि . 1001 ( अ). - अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम , 1951 (1951 का 61 ) की धारा 3 की 
उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उत्तराखंड राज्य सरकार से परामर्श करके भारतीय 
पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली , 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है , 
अर्थात्: 
1. (i) इन नियमों को भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन) छठा संशोधन नियमावली , 2017 कहा जाएगा । 

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
2. भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन) नियमावली , 2016 में , अनुसूची- II : 


धारा अ(ए) में राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय पुलिस सेवा में उच्च वेतनमान से ऊपर के पदों की तालिका में , 
प्रथम कॉलम में की उत्तराखंड प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया 
जाएगा , : 

" उत्तराखंड 
पुलिस महानिदेशक , पुलिस बल मुख्यालय 

वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17 


अपर पुलिस महानिदेशक , प्रशासन 
अपर पुलिस महानिदेशक, आपराधिक अन्वेषण विभाग 


| वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 


पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक , उत्तराखंड 
पुलिस महानिरीक्षक , साइबर अपराध एवं विशेष कार्यबल 
पुलिस महानिरीक्षक, आसुचना एवं सुरक्षा, उत्तराखंड 
पुलिस महानिरीक्षक , प्रशिक्षण , उत्तराखंड 
पुलिस महानिरीक्षक , मुख्यालय/ आयोजना एवं आधुनिकीकरण 
पुलिस महानिरीक्षक , पीएसी 


वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 
| वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


उप पुलिस महनिरीक्षक, सुरक्षा 
उप पुलिस महनिरीक्षक, गढ़वाल रेंज 
उप पुलिस महनिरीक्षक , कुमांऊ रेंज 
उप पुलिस महनिरीक्षक , कार्मिक 
उप पुलिस महनिरीक्षक , आसूचना 
उप पुलिस महनिरीक्षक, अपराधिक अन्वेषण विभाग 
उप पुलिस महनिरीक्षक, प्रशिक्षण सह-निदेशक , पीटीसी 
उप पुलिस महनिरीक्षक , निदेशक , यातायात 
उप पुलिस महनिरीक्षक, सर्तकता 
उप पुलिस महनिरीक्षक, अग्नि शमन 


| वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए 
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए 
| वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए 

वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए 
| वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए 
| वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए 

वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए 
| वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13ए 


( ख ) खंड ख में राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ट वेतनमान में , वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ता पाने 
वाले पदों सहित , वेतन लेने वाले पदों में उत्तराखंड प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून 
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल 
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , हरिद्वार 
पुलिस अधीक्षक , पिथोड़गढ़ 
पुलिस अधीक्षक, अल्मोडा 
पुलिस अधीक्षक, पोढ़ी 
पुलिस अधीक्षक, तेहरी 
पुलिस अधीक्षक, चमोली 
पुलिस अधीक्षक , उत्तरकाक्षी 
पुलिस अधीक्षक , उधम सिंह नगर 
पुलिस अधीक्षक , चम्पावत 
पुलिस अधीक्षक, बगेश्वर 
पुलिस अधीक्षक , रूद्रप्रयाग 
कमाण्डेंट- 31वीं, बटालियन पीएसी , रूद्रपुर, उधम सिंह नगर 
कमाण्डेंट -40वीं , बटालियन पीएसी , हरिद्वार 
कमाण्डेंट -46वीं , बटालियन पीएसी , उधम सिंह नगर 
कमाण्डेंट -पीएसी, (इंडियन रिजर्व बटालियन ) 
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, विशेष कार्यबल/ संचालन 
सहायक पुलिस महानिरीक्षण , आयोजना एवं आधुनिकीकरण 
पुलिस अधिक्षक, सतर्कता मुख्यालय 
कमाण्डेंट , इंडियन रिजर्व II 


[ फा . सं. 11052/05/ 2017 - अ. भा . से . - II - ख ] 

राजेश कुमार यादव , अवर सचिव 


[ 411 II - DUS 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


fauquft : - Hey AH ARGO SHTETUT 376147 # HT. T. . 910 ( ) faria 23 Factor , 2016 ART 
प्रकाशित किए गए और बाद में निम्नलिखित सा . का . नि . और संख्या द्वारा संशोधित किए गए। 


HT.S . A . Hon 


तारीख 


क्रम 
संख्या 


क्रम संख्या 


845 


82 $ 


4878 
6468 
8455 


01. 02 . 17 
01.02. 17 
19 .05 . 17 
27 . 06 . 17 
06 . 07 . 17 


01.02 . 17 
01.02. 17 
19 . 05 . 17 
27 .06 .17 
06 . 07 . 17 


5 .L 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 8th August, 2017 


G .S . R . 1001 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of Section 3 of the All 
India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of 
Uttarakhand hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay ) Rules, 
2016 , namely : – 


1. 


(1 ) These rules may be called the Indian Police Service (Pay ) Sixth Amendment Rules , 2017. 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette. 


2 . In the Indian Police Service (Pay ) Rules , 2016 , in schedule II, 
in Part A relating to posts carrying pay above the senior scale of pay of the Indian Police Service under the 
State Governments , in the table , for the entry " Uttarakhand ” occurring in the first column and corresponding 
entries in the second column, the following shall be substituted namely : 

“ Uttarakhand 


Director General of Police , (HoPF ) 


Level 17 in the pay matrix 


Additional Director General of Police - Administration 
Additional Director General of Police - CID 


Level 15 in the pay matrix 
Level 15 in the pay matrix 


Inspector General of Police , Karmik , Uttarakhand 
InspectorGeneral of Police, Cyber Crime & STF 
Inspector General of Police - Intelligence & Security , Uttarakhand 
Inspector General of Police , Training, Uttarakhand 
Inspector General of Police , HQ / Provisioning & Modernization 
Inspector General of Police , PAC 


Level 14 in the pay matrix 
| Level 14 in the pay matrix 
Level 14 in the pay matrix 
Level 14 in the pay matrix 
Level 14 in the pay matrix 
Level 14 in the pay matrix 


Deputy Inspector General of Police , Security 
Deputy Inspector General of Police , Garhwal Range 
Deputy Inspector General of Police , Kumaon Range 
Deputy Inspector General of Police , Karmik 
Deputy Inspector General of Police , Intelligence 
Deputy Inspector General of Police , CID 
Deputy Inspector General of Police, Training -cum -Director, PTC 
Deputy Inspector General of Police , Director, Traffic 
Deputy Inspector General of Police, Vigilance 
Deputy Inspector General of Police , Fire Services 


Level 13A in the pay matrix 
Level 13A in the pay matrix 
Level 13A in the pay matrix 
Level 13A in the pay matrix 
Level 13A in the pay matrix 
Level 13A in the pay matrix 
Level 13A in the pay matrix 
Level 13A in the pay matrix 
Level 13A in the pay matrix 
Level 13A in the pay matrix ” 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 (1)] 


(b ) in Part B relating to posts carrying pay in the senior scale of the Indian Police Service under the State 
Governments including posts carrying special allowance in addition to pay , for the entries occurring under 
‘Uttarakhand the following shall be substituted in the table , 

“ Superintendent of Police - Dehradun 
Senior Superintendent of Police , Nainital 
Senior Superintendent of Police , Haridwar 
Superintendent of Police, Pittorgarh 
Superintendent of Police , Almora 
Superintendent of Police, Pauri 
Superintendent of Police, Tehri 
Superintendent of Police , Chamoli 
Superintendent of Police, Uttarkashi 
Superintendent of Police, Udam Singh Nagar 
Superintendent of Police , Champawat 
Superintendent of Police , Bageshwar 
Superintendent of Police, Rudraprayag 
Commandant-31s Bn PAC , Rudrapur, Udam Singh Nagar 
Commandant-40th Bn PAC , Hardwar 
Commandant-46th Bn PAC , Udam Singh Nagar 
Commandant-PAC, (Indian Reserve Bn ) 
Senior Superintendent of Police , Special Task Force/ Operations 
AIGP, Provisioning & Modernization 
Superintendent of Police, Vigilance Hqrs . 
Commandant, India Reserve II ” 


[F . No. 11052/05 /2017 - AIS - II (B )] 
RAJESH KUMAR YADAV , Under Secy . 


Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number GSR 910 (E ) 
dated the 23th September, 2016 . 


SI.No. 


G . S . R . No. 

84E 
82E 
487E 
646E 
845E 


2 . 
3 . 
4 . 
5 . 


Date 
01.02 . 17 
01.02 .17 
19 .05 . 17 
27 .06 .17 
06 .07 . 17 


L 


Digitally signed by RAKESH 


RAKESH SUKUL SUKUL 


Date : 2017.08 .09 20: 12 :55 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


